निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 41 


16 आश्विन 1936 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

8 अक्तूबर 2014 ( ई ० ) 
विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-9 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई0 एससी0 , 

बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 
एम 0 बी 0 बी 0 एस0, बी ० एस ० ई ० , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 10-11 


भाग -9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

12-12 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


13-14 


2 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वित्त विभाग 


प्रभार प्रतिवेदन 

31 जुलाई 2014 
सं ० 01 / स्था ०(पदा ०) -01/2010( पार्ट )6831 / वि ० - अधोहस्ताक्षरी मैं मोहन रजक आज दिनांक 22.07.2014 के 
पूर्वाह्न में अवर सचिव, वित्त विभाग , बिहार, पटना के पद पर स्वतः प्रभार ग्रहण किया । 
( सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या-8502 दिनांक 23.06.2014 द्रष्टव्य ) 

मोहन रजक , 
भारग्राही पदाधिकारी का हस्ताक्षर । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 सितम्बर 2014 
सं ० 6 / नि ० प्रति0नि0-01-04 / 2013–4099 वा ० कर -48 वीं से 52 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 244 दिनांक 21.02.14 द्वारा बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी 
के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या -3868 दिनांक 29.08.14 द्वारा नियुक्त सुश्री अनुपमा कुमारी द्वारा उनके नाम के सामने 
कॉलम -5 में अंकित वाणिज्य कर विभाग , मुख्यालय , बिहार, पटना में दिये गये योगदान की तिथि से वेतनमान् 
9300-34800 + ग्रेड पे 5400 में बिहार वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी के पद पर योगदान 
स्वीकृत किया जाता है : 
क्र ० सं ० अनुक्रमांक ( रौल नं 0) उम्मीदवार का नाम 

योगदान की तिथि 


जन्म तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


117210 


सुश्री अनुपमा कुमारी 


08.05.1982 


05.09.2014 ( अपराह्न ) 


2 . 


पूरे प्रशिक्षण अवधि में उक्त परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग मुख्यालय से सम्बद्ध 
रहेगें एवं तद्नुसार उनके वेतनादि का भुगतान वाणिज्य कर विभाग , बिहार, पटना के मुख्यालय से किया जायेगा । 
प्रस्ताव पर वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव । 


29 अगस्त 2014 


सं ० 6 / नि 0 प्रतिनि0-01-04 / 2013-3868 -माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं ० 8467/2013 
( एस ० एल० पी ० संख्या -31018 / 2011 अनुपमा कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से उद्भूत ) में दिनांक 23.09.2013 को 
पारित आदेश के अनुपालन में 48 वी 0 से 52 वी 0 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग , पटना के 
पत्रांक 244 दिनांक 21.02.2014 द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्तो के 
अधीन वेतनमान् 9300-34800 (पे बैंड -2) ग्रेड वेतन 5400 में परीक्ष्यमान वाणिज्य कर पदाधिकारी के रूप में योगदान की 
तिथि से नियुक्त किया जाता है । 
क्र 0 सं0 | अनुक्रमांक (रौल नं 0 ) अभ्यर्थी का नाम 

आरक्षण कोटि 


जन्म तिथि 


गृह जिला 


2 


3 


4 


5 


6 
पिछडा वर्ग महिला 


1 


117210 


अनुपमा कुमारी 


08/05/1982 


भोजपुर 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2014 


3 


1 . 


4 . 


उक्त अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर वाणिज्य कर 
विभाग के मुख्यालय, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें । योगदान देने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी । 

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी को 48 वी 0 से 52 वी 0 संयुक्त प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर पूर्व में पिछड़े वर्ग की महिला कोटि पर नियुक्त श्रीमती रीता सिंह वाणिज्य कर पदाधिकारी के वेतन को 
छोड़कर अन्य सभी लाभ देय होगा । 

भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण - पत्र, आरक्षण कोटि प्रमाण - पत्र, जन्म तिथि प्रमाण - पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत 
सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई 
भी की जाएगी । 

5. वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964 दिनांक 21.08.2005 एवं 768 पे० को 0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार कर्मी 
पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 

सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या -1919 दिनांक 18. 
01.1976 के अनुपालन में अभ्यर्थी द्वारा दहेज न लेने संबंधी घोषणा – पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया 
जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव । 


6 . 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

9 सितम्बर 2014 
सं 0 01 / स्था 0 (कार्यपदा0)-08 / 2014-2712 / न0 वि 0 एवंआo विo—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की 
धारा -41 के अधीन नगर विकास एवं आवास विभाग में पदस्थापित निम्नलिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को प्रशासनिक 
दृष्टिकोण एवं तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापन के कारण स्थानांतरित किया जाता है : 
क्रम पदाधिकारी का नाम 

वर्तमान पदस्थापन 

पद का नाम जिस पर कार्य करने 
सं ० 

हेतु प्राधिकृत किया जाता है । 
श्री शत्रुजय कुमार मिश्र कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद , औरंगाबाद राजस्व पदाधिकारी, बिहार राज्य 


1 


आवास बोर्ड 


2 


श्री लखीन्द्र पासवान 


3 


श्री विमल कुमार 


कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा कार्यपालक पदाधिकारी, 

नगर पंचायत , बाढ़ 
कार्यपालक पदाधिकारी (पदस्थापन की प्रतिक्षा में ) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर 

पंचायत , दाउदनगर 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विजय रंजन , उप - सचिव । 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

12 सितम्बर 2014 
सं ० 5 / पी ०( याँ ०) -03-10-108 / 2006-1825 -सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2013 दिनांक 07.06. 
2002 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1960 दिनांक 30.09.2011 द्वारा जल संसाधन विभाग , बिहार के कार्यपालक 
अभियंता ( याँत्रिक ) की संशोधित वरीयता सूची, 2011 का प्रकाशन किया गया था । विभागीय अधिसूचना संख्या 2325 दिनांक 
07.12.2011 द्वारा कतिपय कार्यपालक अभियंता ( याँ ०) का अधीक्षण अभियंता ( याँत्रिक ) के पद पर नियमित प्रोन्नति होने के 
कारण उनका नाम कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक ) की वरीयता सूची से हटाने, साथ ही बहुत पूर्व में सेवानिवृत हो चुके 
कार्यपालक अभियंता ( याँत्रिक ) को वरीयता सूची से हटाने तथा विभागीय अधिसूचना सं० 753 दिनांक 20.04.2012, 1021 
दिनांक 25.04.2013 तथा 1935 दिनांक 22.07.2013 द्वारा कतिपय सहायक अभियंता ( यांत्रिक ) का कार्यपालक अभियंता 
( याँत्रिक ) के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप उनका नाम कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) की वरीयता सूची, 2014 में 
यथा स्थान जोड़ने के लिए कार्यपालक अभियंता ( याँत्रिक ) की वरीयता सूची, 2011 को संशोधित करने की आवश्यकता है । 

2. उक्त के आलोक में अधीक्षण अभियंता ( याँत्रिक ) के पद पर नवप्रोन्नत पदाधिकारियों कार्यपालक अभियंता 
( याँत्रिक ) का नाम पुरानी वरीयता सूची , 2011 से हटाते हुए तथा, कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक ) के पद पर नवप्रोन्नत 


4 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2014 


पदाधिकारियों कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) के नाम यथास्थान जोड़ते हुए एवं विभागीय अधिसूचना सं०1153 दिनांक 24.06. 
2014 के क्रम में विभाग को प्राप्त विभिन्न आपत्ति अभ्यावेदनों के समीक्षोपरांत कार्यपालक अभियंता ( याँत्रिक ) की संशोधित 
अंतिम वरीयता सूची, 2014 का प्रकाशन संलग्न सूची के अनुसार किया जा रहा है । 

3. भविष्य में यदि किसी कार्यपालक अभियंता ( याँत्रिक ) की प्रोन्नति की तिथि में किसी तरह का परिवर्तन होता है 
तो तदनुसार वरीयता सूची में संशोधन किया जा सकेगा । 

4. प्रोन्नति की देय तिथि का निर्धारण मात्र कार्यपालक अभियंता ( याँत्रिक ) की वरीयता सूची तय करने के निमित्त 
है । देय तिथि अथवा प्रभार – ग्रहण की तिथि से भूतलक्षी रूप से वित्तीय लाभ की स्वीकृति सरकार के निर्गत संकल्प के 
अनुसार 

वित्त विभाग की सहमति के उपरांत ही मान्य हो सकता है । 

5. वरीयता के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वरीयता 
सूची में तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जायेगा । 

6. इस अंतिम वरीयता सूची, 2014 की प्रति संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक ) को अग्रसारित की जाय । 
अनुलग्नकः- यथोक्त 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव ( प्रबंधन ) । 
कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक) की अंतिम वरीयता सूची, 2014 
सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 213 दिनांक 07.06.2002 के कंडिका -3 ( ii ) एवं पत्रांक 745 दिनांक 05.02.2008, 

1960 दिनांक 30.09.2011 तथा 1153 दिनांक 24.06.2014 के क्रम में 
पदाधिकारी का नाम 

श्रेणी वर्ष -1978 / 

वर्ष -2011 / 

कार्य ० अभ्युक्ति 
सं ० 

तिथि 

1991 / 1993 / में कार्य ० अभि ० 
2003/2008 मे | अभि ० ( याँ ० ) 

अभि ० ( याँ ०) ( याँ ०) के 
सहाअभि ० ( याँ ० ) के रूप में पद पर 
के रूप में 

व ० क्र ० प्रोन्नति 

की तिथि 


क्र ० 


जन्म 


व ० क्र ० 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 

1 


श्री अशोक कुमार / 


सामान्य 


15.01. 
1955 


158/08 


102 


07.01. 
2009 


एम०-0344 


2 


13.08. 


सामान्य 


159/08 


103 


07.01. 


श्री सुरेश प्रसाद / 
एम०-0345 


सेवानिवृत 


1953 


2009 


3 


श्री देवलाल प्रसाद / 


सामान्य 


160/08 


104 


06.06. 
1951 


सेवानिवृत 


07.01. 
2009 


एम ० 0348 


4 


श्री अवध किशोर शर्मा / 


सामान्य 


01.06. 
1951 


162/08 


105 


07.01. 
2009 


सेवानिवृत 


एम ० 0346 


5 


श्री योगेन्द्र ठाकुर / 


सामान्य 


163/08 


106 


सेवानिवृत 


24.07. 
1949 


07.01 . 
2009 


एम०-0350 


6 


सामान्य 


श्री श्रीनिवास पाण्डेय / 
एम०-0352 


107 


166/08 


25.06. 
1952 


सेवानिवृत 


07.01. 
2009 


7 


श्री देवेन्द्र पंडित / 


सामान्य 


167/08 


108 


01.01. 
1957 


07.01. 
2009 


एम०- 0353 


8 


श्री जागेश्वर प्रसाद / 


सामान्य 


169/08 


109 


14.01. 
2009 


सेवानिवृत 


07.01. 
2009 


एम०-0355 


9 


02.01. 


सामान्य 


171/08 


110 


07.01. 


सेवानिवृत 


1952 


2009 


श्री मो ० अजीजुद्दीन अंसारी / 
एम०-0403 
श्री सुधीर किशोर सहाय / 
एम०-0358 


10 


सामान्य 


173/08 


111 


सेवानिवृत 


11.12. 
1950 


07.01. 
2009 


बिहार गजट, 8 अक्तूबर 2014 


5 


पदाधिकारी का नाम 


श्रेणी 


क्र ० 
सं ० 


जन्म 
तिथि 


कार्य 
अभि ० 


अभ्युक्ति 


वर्ष -1978 / 

वर्ष -2011 / 
1991 / 1993 / में कार्य 
2003/2008 मे | अभि ० ( याँ ० ) 
सहाअभि ०( याँ ०) के रूप में 
के रूप में 

व ० क्र ० 
व ० क्र ० 


( याँ ०) के 


पद पर 
प्रोन्नति 
की तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


11 


श्री उमेश चन्द्र सिंह / 


02.05. 


सामान्य 


174/08 


112 


07.01. 


सेवानिवृत 


म०-0550 


1952 


2009 


12 


सामान्य 


175/08 


113 


02.01. 
1954 


सेवानिवृत 


07.01 . 
2009 


श्री चन्द्र नारायण झा / 
एम०-0363 
श्री कामेश्वर प्रसाद शर्मा / 
एम०-0364 


13 


सामान्य 


176/08 


114 


15.04. 
1951 


सेवानिवृत 


07.01. 
2009 


14 


श्री इन्दमणि मिश्र / 


25.05. 


सामान्य 


178/08 


115 


सेवानिवृत 


07.01. 
2009 


एम०-0365 


1949 


15 


श्री विक्रमा राय / 


30.10. 


सामान्य 


180/08 


116 


07.01. 
2009 


सेवानिवृत 


एम०-368 


1952 


16 


श्री राम लगन कुँवर / 


20.07. 


सामान्य 


182/08 


117 


07.01 . 


सेवानिवृत 


एम०- 0371 


1949 


2009 


17 


श्री कैलाश प्रसाद / 


16.01. 


सामान्य 


183/08 


118 


07.01. 
2009 


सेवानिवृत 


एम०-0379 


1953 


18 


श्री भोला प्रसाद / 


सामान्य 


184/08 


119 


07.01. 


06.07. 
1951 


सेवानिवृत 


एम०- 0374 


2009 


19 


03.03. 


सामान्य 


185/08 


120 


07.01. 


सेवानिवृत 


1953 


2009 


श्री कमल कुमार सिंह / 
एम०- 0372 
श्री बृजबिहारी सिंह / 
एम०- 0377 


20 


सामान्य 


186/08 


121 


16.05. 
1949 


सेवानिवृत 


07.01 . 
2009 


21 


श्री केदारनाथ सिंह / 


सामान्य 


223/08 


122 


07.01. 


सेवानिवृत 


03.07. 
1949 


एम०- 0326 


2009 


22 


श्री अमरेन्द्र कुमार राय / 


19.01. 


सामान्य 


225/08 


123 


सेवानिवृत 


16.06 . 
2009 


1950 


एम०- 0381 


23 


श्री महेन्द्र प्रसाद राय / 


31.07. 


सामान्य 


226/08 


124 


16.06 . 


सेवानिवृत 


एम०- 0696 


1952 


2009 


24 


श्री देवानन्द यादव / 


सामान्य 


227/08 


125 


30.05. 
1950 


सेवानिवृत 


16.06 . 
2009 


एम०- 0383 


25 


श्री रामबली ईश्वर / 


02.01. 


सामान्य 


229/08 


126 


सेवानिवृत 


16.06. 
2009 


एम०- 0386 


1950 


26 


सामान्य 


127 


श्री विजय कुमार यादव / 
एम०- 0388 


230/08 


सेवानिवृत 


12.01. 
1950 


16.06. 
2009 


6 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2014 


पदाधिकारी का नाम 


श्रेणी 


क्र ० 
सं ० 


जन्म 
तिथि 


अभ्युक्ति 


वर्ष -1978 / 
1991 / 1993 / 
2003/2008 मे 
सहाअभि ०( याँ ०) 
के रूप में 
व ० क्र ० 


वर्ष -2011 / 

कार्य 
में कार्य अभि ० 
अभि ० ( याँ ०) ( याँ ०) के 
के रूप में पद पर 
व ० क्र ० प्रोन्नति 

की तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


27 


17.07. 


सामान्य 


श्री भुवनेश्वर नाथ 
तिवारी / एम०-0394 


232/08 


128 


सेवानिवृत 


16.06. 
2009 


1952 


28 


श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह / 


07.12. 


सामान्य 


233/08 


129 


16.06 . 


एम०- 0393 


1955 


2009 


29 


श्री बाँके बिहारी साव / 


सामान्य 


235/08 


130 


01.01. 
1950 


सेवानिवृत 


16.06 . 
2009 


एम०- 0408 


30 


श्री महेन्द्र प्रसाद / 


सामान्य 


239/08 


131 


01.08. 
1950 


सेवानिवृत 


16.06 . 
2009 


एम०- 0398 


31 


सामान्य 


132 


श्री शंभु प्रसाद गुप्ता / 
एम०- 0187 


92/08 


सेवानिवृत 


02.10 . 
1953 


01.04. 
2010 


32 


श्री जगदीश चन्द्र / 


18.01. 


सामान्य 


93/08 


133 


01.04. 


सेवानिवृत 


एम०-0188 


1953 


2010 


33 


सामान्य 


134 


श्री अखिलेश चन्द्र भूषण / 
एम०-0190 


95/08 


01.04. 


22.05. 
1955 


2010 


34 


सामान्य 


240/08 


135 


सेवानिवृत 


श्री ब्रजभूषण राव / 
एम०- 0410 


01.03. 
1953 


11.06. 
2010 


35 


श्री हरिवंश कुमार / 


17.01. 


सामान्य 


244/08 


136 


सेवानिवृत 


11.06. 
2010 


एम०- 0414 


1951 


36 


श्री सर्वानन्द उपाध्याय / 


सामान्य 


01.01. 
1954 


248/08 


137 


11.06. 
2010 


सेवानिवृत 


एम०- 0421 


37 


27.02. 


सामान्य 


249/08 


138 


श्री जयनाथ प्रसाद यादव / 
एम०-0422 


11.06. 


सेवानिवृत 


1951 


2010 


38 


श्री बबन प्रसाद / 


सामान्य 


250/08 


139 


11.06. 


25.06. 
1953 


सेवानिवृत 


एम०- 0423 


2010 


39 


सामान्य 


140 


श्री प्रफुल्ल चन्द्र चौधरी / 
एम०- 0426 


252/08 


सेवानिवृत 


30.06. 
1951 


11.06. 
2010 


40 


10.10 . 


सामान्य 


255/08 


141 


11.06 . 


1954 


2010 


श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा / 
एम०-0429 
श्री भूलन सिंह / 
एम०-0431 


41 


सामान्य 


09.02. 
1955 


256/08 


142 


11.06. 
2010 


42 


श्री नरेश प्रसाद / 


सामान्य 


258/08 


143 


23.02. 
1951 


सेवानिवृत 


11.06. 
2010 


एम०- 0434 


बिहार गजट, 8 अक्तूबर 2014 


7 


पदाधिकारी का नाम 


श्रेणी 


क्र ० 
सं ० 


जन्म 
तिथि 


अभ्युक्ति 


वर्ष -1978 / वर्ष -2011 / 

कार्य 
1991 / 1993 / में कार्य अभि ० 
2003/2008 मे | अभि ० ( याँ ० ) 

अभि ० ( याँ ०) ( याँ ० ) के 
सहाअभि ०( याँ ०) के रूप में पद पर 
के रूप में 

व ० क्र ० प्रोन्नति 
व ० क्र ० 

की तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


43 


श्री जीतेन्द्र झा / 


सामान्य 


260/08 


144 


02.01. 
1955 


11.06. 


एम०-0489 


2010 


44 


16.11. 


सामान्य 


261/08 


145 


11.06 . 
2010 


1954 


45 


वर्मा / 


सामान्य 


146 


श्री सच्चिदानन्द 
सिन्हा / एम०-0438 
श्री अवधेश 

कुमार 
एम०- 0441 
श्री भैरवनाथ झा / 
एम०- 0461 


263/08 


सेवानिवृत 


05.07. 
1952 


11.06. 
2010 


46 


13.03. 


सामान्य 


265/08 


147 


11.06. 


सेवानिवृत 


1954 


2010 


47 


सामान्य 


148 


श्री कृष्ण मोहन मंडल / 
एम०- 0501 


267/08 


सेवानिवृत 


26.12. 
1952 


11.06. 
2010 


48 


श्री अब्दुल क्यूम / 


सामान्य 


11.07. 
1955 


268/08 


149 


11.06 . 
2010 


एम०-0477 


49 


सामान्य 


श्री सुशील कुमार सिंह / 
एम०-0450 


150 


15.10. 
1954 


269/08 


11.06. 
2010 


50 


श्री ओम प्रकाश शर्मा / 


सामान्य 


270/08 


151 


10.11. 
1952 


सेवानिवृत 


11.06. 
2010 


एम०- 0449 


51 


23.06. 


सामान्य 


272/08 


152 


श्री सुयश वरदान / 
एम०- 0402 


सेवानिवृत 


28.12. 
2010 


1951 


52 


श्री मो ० इरफान / 


सामान्य 


274/08 


153 


28.12. 


08.01. 
1951 


सेवानिवृत 


एम०- 0456 


2010 


53 


01.01. 


सामान्य 


276/08 


154 


सेवानिवृत 


28.12. 
2010 


1951 


श्री संजय कुमार सिन्हा / 
एम०- 0515 
श्री जटाशंकर चौधरी / 
एम०- 0458 


54 


सामान्य 


277/08 


155 


10.03. 
1953 


सेवानिवृत 


28.12. 
2010 


55 


सामान्य 


280/08 


156 


16.07. 
1953 


28.12. 


सेवानिवृत 


2010 


श्री रवीन्द्र नाथ सिंह / 
एम०- 0462 
श्री युगल 

किशोर शर्मा / 
एम०-0464 


56 


सामान्य 


03.02. 
1955 


282/08 


157 


28.12. 
2010 


57 


श्री सतीश कुमार / 


04.12. 


सामान्य 


284/08 


158 


28.12. 


एम०-0466 


1954 


2010 


58 


सामान्य 


288/08 


159 


08.04. 


02.02. 
1953 


श्री 

प्रफुल्ल चन्द्र मिश्र / 
एम०- 0475 


सेवानिवृत 


2011 


8 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2014 


पदाधिकारी का नाम 


श्रेणी 


क्र ० 
सं ० 


जन्म 
तिथि 


अभ्युक्ति 


वर्ष -1978 / वर्ष -2011 / 

कार्य 
1991 / 1993 / में कार्य अभि ० 
2003/2008 मे | अभि ० ( याँ ० ) 

अभि ० ( याँ ०) ( याँ ० ) के 
सहाअभि ०( याँ ०) के रूप में पद पर 
के रूप में 

व ० क्र ० प्रोन्नति 
व ० क्र ० 

की तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


59 


श्री रविकान्त शेखर / 


02.01. 


सामान्य 


291/08 


160 


08.04. 


सेवानिवृत 


एम०- 0530 


1954 


2011 


60 


सामान्य 


श्री विपिन कुमार सिन्हा / 
एम०-0184 


-- 


90/08 


01.01. 
1952 


सेवानिवृत 


01.04. 
2011 


61 


सामान्य 


श्री रमेश प्रसाद सिंह / 
एम०-0492 


297/08 


सेवानिवृत 


01.04. 
1953 


20.04. 
2012 


62 


सामान्य 


श्री कृष्णानंद मिश्र / 
एम०-0493 


05.01. 
1955 


299/08 


20.04. 
2012 


63 


श्री शिवेन्द्र शर्मा / 


सामान्य 


11.02. 
1956 


300/08 


-- 


20.04. 
2012 


एम०-0543 


64 


श्री राजबल्लभ सिंह / 


सामान्य 


12.11. 
1954 


301/08 


20.04. 
2012 


एम०-0495 


65 


सामान्य 


10.07. 
1952 


303/08 


सेवानिवृत 


20.04. 
2012 


श्री फारूख अहमद सईद खाँ / 
एम०-0499 
श्री संत कुमार सिंह / 
एम०–0504 


66 


सामान्य 


07.01. 
1955 


307/08 


20.04. 
2012 


67 


श्री राम नारायण / 


सामान्य 


22.01. 
1954 


312/08 


20.04 . 
2012 


सेवानिवृत 


एम०-0512 


68 


सामान्य 


श्री राम लक्ष्मण सिंह / 
एम०-0519 


04.10 . 
1952 


314/08 


सेवानिवृत 


20.04. 
2012 


69 


24.06. 


सामान्य 


श्री रास बिहारी राय / 
एम०-0528 


321/08 


20.04. 
2012 


सेवानिवृत 


1952 


70 


श्री आलिन्द कुमार 


सामान्य 


01.01. 
1954 


326/08 


25.04. 
2013 


सेवानिवृत 


जसयसवाल / एम०-0694 


71 


श्री रामाशीष शर्मा / 


सामान्य 


02.02. 
1955 


330/08 


25.04 . 
2013 


एम०-0544 


72 


18.02. 


सामान्य 


342/08 


25.04. 


श्री मुक्तेश्वर पाण्डेय / 
एम०-0566 
श्री प्रहलाद सिंह / 


1955 


2013 


73 


सामान्य 


10.11. 
1954 


319/08 


22.07. 
2013 


एम०-0577 


74 


सामान्य 


श्री सुभाष कुमार वर्मा / 
एम०-0538 


24.11. 
1956 


325/08 


22.07. 
2013 


75 


श्री प्रभेश प्रसाद सिंह / 


सामान्य 


23.10 . 
1953 


329/08 


सेवानिवृत 


22.07. 
2013 


एम०-541 


बिहार गजट, 8 अक्तूबर 2014 


9 


पदाधिकारी का नाम 


श्रेणी 


क्र ० 
सं ० 


जन्म 
तिथि 


अभ्युक्ति 


वर्ष -1978 / 
1991 / 1993 / 
2003/2008 मे 
सहाअभि ०( याँ ०) 
के रूप में 
व ० क्र ० 


वर्ष -2011 / 

कार्य 
में कार्य अभि ० 
अभि ० ( याँ ०) ( याँ ०) के 
के रूप में पद पर 
व ० क्र ० प्रोन्नति 

की तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


76 


06.02. 


सामान्य 


श्री उमेश प्रसाद सिन्हा / 
एम ०0564 


355/2008 


22.07. 
2013 


1955 


77 


श्री सीताराम राय / 


सामान्य 


09.07. 
1953 


341/2008 


सेवानिवृत 


22.07. 
2013 


एम०-0565 


78 


01.08. 


सामान्य 


श्री सैयद शकीलुर्रहमान / 
एम०-0615 


सेवानिवृत 


1954 


344/2008 

22.07. 

2013 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 50 - डी टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


10 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2014 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

16 सितम्बर 2014 
सं0 क 0 / स्था0-19 / 2002-548 – कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा के लिए जल संसाधन विभाग की 
अधिसूचना संख्या - क 0 / स्था0-19 / 2002-229 दिनांक 27.04.2012 के द्वारा गठित बोर्ड की अवधि दिनांक 26.04.2014 को 
समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978(बिहार अधिनियम -3,1979 ) की 
धारा -4(1) के अधीन एक बोर्ड का निम्नवत् पुनर्गठन किया जाता है: 
( क ) अध्यक्ष 

प्रमण्डलीय आयुक्त - सह - अध्यक्ष , 

कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण , सहरसा 
( ख ) एजेन्सी के कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों के | 1. अध्यक्ष, जिला परिषद , सहरसा 
जिला परिषदों के अध्यक्ष 

2. अध्यक्ष, जिला परिषद , कटिहार 
3. अध्यक्ष, जिला परिषद , पूर्णिया 
4. अध्यक्ष, जिला परिषद, मधेपुरा 
5. अध्यक्ष, जिला परिषद, बेगुसराय 
6. अध्यक्ष , जिला परिषद, किशनगंज 
7. अध्यक्ष , जिला परिषद, अररिया 
8. अध्यक्ष, जिला परिषद, मधुबनी 
9. अध्यक्ष, जिला परिषद, दरभंगा 

10. अध्यक्ष, जिला परिषद, सुपौल 
( ग ) अभिकरण के कार्य क्षेत्र से दो कृषक प्रतिनिधि एवं 

विधान मण्डल के चार सदस्य (तीन विधान सभा 1. श्री जिवनेश्वर साह, निर्मली, सुपौल | 
एवं एक विधान परिषद के ) 

2. श्री रामचन्द्र मंडल , पिता - स्व ० सुन्दर मंडल, ग्राम + 

पो 0 - बसीपट्टी, प्रखण्ड – मधेपुर (मधुबनी) । 


कृषक प्रतिनिधि 


( घ ) 


विधान मण्डल के सदस्य 
1. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव , स ० वि ० स०, निर्मली । 
2. श्री रमेश ऋषिदेव, स० वि ० स०, सिंहेश्वर ( अ0 जा 0 ) । 
3. मो 0 मुजाहिद आलम , स ० वि ० स०, कोचाधामन । 

4. मो 0 हारूण रसीद, स ० वि ० प० । 
मुख्य अभियंता, सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर । 
अभियंता 
इस धारा की अन्य उप धाराओं के अधीन नामित | 1. संयुक्त कृषि निदेशक, सहरसा । 
निर्दिष्ट पदाधिकारियों को छोड़कर राज्य सरकार 2 . मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , पूर्णिया । 
के अधिक से अधिक तीन पदाधिकारी 

मुख्य अभियंता ( उत्तर ), लघु जल संसाधन विभाग , 

मुजफ्फरपुर । 
अध्यक्ष , बिहार राज्य विद्युत बोर्ड 

अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनके द्वारा 

मनोनित पदाधिकारी । 
सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि 

निबंधक सहयोग समितियॉ बिहार, पटना अथवा उनके 
द्वारा मनोनित प्रतिनिधि । 


G 


3 . 


( च ) 


( छ ) 


बिहार गजट, 8 अक्तूबर 2014 


11 


( ज ) 


अभिकरण के कार्यक्षेत्र में काम करने वाले 1. प्रबंध निदेशक , भूमि विकास बैंक, बिहार अथवा 
वाणिज्यिक बैंकों के और अन्य किसी संस्थाओं के उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी । 
दो प्रतिनिधि । 

2. महाप्रबंधक , भारतीय स्टेट बैंक अथवा उनके द्वारा 

मनोनित पदाधिकारी । 
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि उप कुलपति , राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा अथवा 

उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी । 
एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा वित्तीय सलाहकार, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास 
पदाधिकारी 

अभिकरण, सहरसा । 
एजेन्सी का प्रबंध निदेशक 

प्रबंध निदेशक, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, 

सहरसा । 


( ट ) 


3. इस अभिकरण के अधीन पड़नेवाले सभी जिला पदाधिकारी एवं उप निदेशक , चकबन्दी इस बोर्ड के विशेष 
आमंत्रित सदस्य होंगे । 

4. कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण , सहरसा के लिए गठित इस बोर्ड की अवधि दो वर्षों की होगी, जो 
अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव ( अभि0 ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2014 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 1640 — I, Dr. Kamal Prasad Singh, S / o.- Ram Chandra Singh, Mohalla Naya Tola , 
Shantipath , Saristabad P.O.-G.P.O Distt.-Patna, Bihar. Pin -800001, vide affidavit No. 4830 , date 01-08 
2007 and Affidavit No.-057 date 02-01-2014 shall be know as Change name Dr. Kamal Prasad Bauddha 
for all future purpose and Certificate . 


DR . KAMAL PRASAD SINGH . 


No. 1639 - I, Anil Kumar, S/ o late Iswer Sharanlal resident of 54A Anandpuri Patna have added 
Srivastava in my name. Vide affidavit No. 4759 dated 13-08-2014 . Henceforth I shall be known as Anil 
Kumar Srivastva . 


ANIL KUMAR . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2014 


w 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा 

प्रकाशित 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

19 सितम्बर 2014 
सं 0 1 स्था o ( का ० पदा०) -13 / 2013-2880 / न0 वि 0 एवंआ oविo—विभागीय समीक्षात्मक बैठक में नगर पंचायत , 
महनार के कार्य - कलापों के संबंध में श्रीमती अनूपा कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , महनार का प्रस्तुतीकरण 
बेहद निराशाजनक रहने के फलस्वरूप आगामी समीक्षा बैठक में सभी मामलों की पूर्ण तैयारी कर बैठक में भाग लेने का 
निदेश दिया गया था । 

बावजूद इसके दिनांक 12.08.14 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के क्रम में पाया गया 
कि नगर पंचायत, महनार में विभिन्न योजनाओं यथा -12 वीं वित्त आयोग, 13 वीं वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 
राज्य योजनाओं में विकास मद में आवंटित राशि का व्यय नगण्य था । साथ ही नगर पंचायत, महनार क्षेत्र में राजस्व संग्रहण 


काफी निराशाजनक है । 


यह कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यों के प्रति लापरवाही, विकास कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने एवं कर्त्तव्यों एवं 
दायित्वों के निर्वहन में घोर उदासीनता का द्योतक है । फलस्वरूप विभागीय पत्रांक -2490 दिनांक 14.08.14 द्वारा कार्यपालक 
पदाधिकारी , नगर पंचायत , महनार से स्पष्टीकरण की मॉग की गई थी । 

उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण में मात्र योजनाओं की निविदा निकालने एवं योजना पारित कराने का प्रयास करने का 
उल्लेख किया गया है । किसी भी योजना में कोई व्यय नहीं हो सका है । श्रीमती कुमारी के स्पष्टीकरण में ऐसा कोई तथ्य 
नहीं दिया गया है , जिसके आधार पर यह माना जा सके कि उनका कार्य - कलाप संतोषजनक है और कार्यपालक पदाधिकारी 
के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के प्रति सजग है । श्रीमती कुमारी द्वारा की गई कार्रवाई से उनका विकास कार्यों में 
अभिरूचि लेना, राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना तथा विकास कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सक्रिय होना 
प्रमाणित नहीं होता है । अतएव; श्रीमती कुमारी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं माना जा सकता है । 


14 


बिहार गजट , 8 अक्तूबर 2014 


अतः सम्यक् विचारोपरांत कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महनार का स्पष्टीकरण असंतोषजनक मानते हुए 
इसे अस्वीकृत किया जाता है एवं असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध रखने का दण्ड दिया जाता है । 
पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0-2723 दिनांक 10.09.14 को यथा संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


विजय रंजन, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


